निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना ro ) पटना.बुधवार, 1931THON 2010 


( सं0 पटना 70 ) 


7 माघ 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 27 जनवरी 2010 


ऊर्जाविभाग 


अधिसूचना 

7 जनवरी 2010 
सं0 प्र02 / विद्युत धारा - 44 / 2003 - 01 - ऊर्जा विभाग के अधिसूचना सं0 - प्र02 / विद्युत 
धारा - 44 / 2003 - 13 दिनांक 14 सितम्बर 2009 के क्रमांक - 1 में आंशिक संशोधन करते हुए अपील प्राधिकारी को 
अपील नियम - 2004 (यथा संशोधित ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा उर्जा 
विभाग के अधीन निम्नांकित पदाधिकारियों को पद नाम से उनके पद नाम के सम्मुख पटना प्रमंडल के जिले के 
लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है 


क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

क्षेत्राधिकार 
| विद्युत निरीक्षक, बिहार, पटना 

पटना प्रमंडल के पटना जिला । 
2 विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल , पटना प्रमंडल के पटना जिला को छोड़कर 
पटना । 

अन्य सभी जिले । 


2. यह अधिसूचना बिहार राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

धर्मदेव प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 70 -571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic .in 


